सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 श्रावण , 1943 ( श ० ) 
26 जुलाई , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -373 राँची , सोमवार , 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
26 जुलाई , 2021 


अध्यक्ष 


सदस्य 


संख्या - परि.वि . ( स्था . ) - 10/2013 ( खण्ड ) -760-- परिवहन विभाग के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों के 
स्थानान्तरण / पदस्थापन आदि मामलों पर अनुशंसा देने के निमित्त विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त 
विभागीय स्थापना समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है : 

1- सचिव , परिवहन विभाग 
2- परिवहन आयुक्त 
3- संयुक्त सचिव , परिवहन विभाग 

सदस्य सचिव 
4- कार्मिक प्र . सु . तथा राजभाषा विभाग 

द्वारा मनोनित अनु . जाति / अनु.ज.जा . 
के पदाधिकारी 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


- 


सदस्य 


हरेन्द्र कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप सचिव , 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 373 50 


